रजिस्ट्री सं० डी - ( डी ) - 72 


REGISTERED No. D -( D ) - 72 


VI 


4aba 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाबारण 


EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 - - उपखण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - - Sub -section ( 1 ) 


- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सं० 232 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , मई 17, 1976/ वंशाख 27, 1898 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 17, 1976 /VAISAKHA 17, 1898 


No . 232) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging bs given to this Part In order that it may be filled 

as a separate compllation 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 


( Department of Industrial Development) 


ORDER 


New Delhi, the 17th May 1976 


S . O . 353 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Paper ( Conser 
vation and Regulation of usc ) Order, 1974 . the Central Government hcrehy exempts the 
printing of advertisement or propaganda material calendars , diaries and invitation or 
yreeting cards from the operation of the provisions of clause 3 of the said Order for a 
period Up-to and inclusive of the 31st March, 1977 . This order takes effect from the 
date of issue . 


[ No . 14 ( 46 ) / 75 - Paper ] 
A. F. COUTO , Jt. Secy. 


( 1103 ) 


IIO4 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 


उद्योग और मागरिक पूति मंत्रालय 
(प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

आवेश 

नई दिल्ली , 17 मई, 1976 
का०मा० 353 ( प्र) . कागज ( संरक्षण और प्रयोग का विनियमन प्रावेश , 1974 के 
खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार विज्ञापन या प्रचार सामग्री, 
फलण्डरो, डायरियों और निमंत्रण या शुभ कामना कार्डों के मुद्रण को 31 मार्च , 1977 तक , 
ज़िस में यह दिन भी सम्मिलित है , की अवधि के लिए उक्त आदेश के खण्ड 3 के उपबंधों के 
बर्तन से छूट देती है, । यह प्रादेश जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा । 

[सं० 14 ( 46 )/ 75 -कागज ] 
ए० एफ० कूटो , संयुक्त सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED PY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1976 


